रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO. D. L.-33004/ 99 


SNE 


W 


OPU-.-." 


luu 


COM 


, 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 40 ] 
No. 40 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 22 , 2010 / माघ 2 , 1931 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 22 , 2010 /MAGHA 2 , 1931 


- 


- 


गृह मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 5 जनवरी , 2010 


. सा . का .नि . 47( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम , 1949 ( 1949 का 66 ) की धारा 18 की उप - धारा ( 1 ) 
और उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ( योधक परा चिकित्सीय पद ) भर्ती नियम , 
1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ( योधक परा चिकित्सीय पद ) भर्ती ( दूसरा संशोधन ) नियम , 2009 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ( योधक परा चिकित्सीय पद ) भर्ती नियम , 1995 की अनुसूची में , क्रम संख्या 38 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 


अनुसूची 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का नाम पदों की 

संख्या 


चयन अथवा सीधे भर्ती किए 
अचयन जाने वाले व्यक्तियों 

के लिए आयु - सीमा 


पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय है 


या नहीं 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


चयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


" 39 ज्येष्ठ 
रेडियोग्राफर 
( उप - 
निरीक्षक ) 


1 * ( 2004 ) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड - 2 
*( कार्यभार सेवा , समूह ख , 9300 -34800 रु . 
के आधार पर अराजपत्रित , + ग्रेड वेतन 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 4200 रु. 
जा सकता है ) । ( योधक ) 


276 GI/ 2010 


2 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__[ PART II -- SEC. 3(i) 


- 


- - 


- 


-- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहि 
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 


- 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा 


( 11 ) 


( 12 ) 


प्रोन्नति द्वारा 


ऐसे सहायक उप निरीक्षक ( रेडियोग्राफर ) और रेडियोग्राफर में से प्रोन्नति द्वारा 
जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और चिकित्सा प्रवर्ग शेप - 1 में 


हो । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 


- 


- 


- 


- 


( 13 ) 

( 14 ) 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति 

लागू नहीं होता । " 
( प्रोन्नति और पुष्टि के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) उप महानिरीक्षक ( चिकित्सा ) 
___ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

--- - अध्यक्ष 
( 2 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
( अकृत्य चयन श्रेणी ) 

- सदस्य 
( 3 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ 

चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा 
अधिकारी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य 
[ फा . सं. आर. IX . 1/92 - 01 चिकित्सा II./ के. रि .पु. बल/ गृह मंत्रालय ( कार्मिक - II) ] 

वरुण कुमार साहु , निदेशक ( कार्मिक ) 
टिप्पण. - मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा. का. नि . 223 तारीख 24 अप्रैल, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा 

पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे । 
1. सा. का .नि . 95 तारीख 7 - 2 - 1997 
2. सा . का .नि. 392 तारीख 22--11 - 1999 
3. सा. का . नि . 464 तारीख 21 - 8 - 2001 
4. सा. का. नि . 202 तारीख 20 - 5- 2002 और 
5. सा. का. नि . 131 तारीख 10 - 9 - 2009 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th January, 2010 
G .S .R . 47 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) and clause (a ) of sub -section (2) of Section 18 
of CentralReserve Police Force Act , 1949 (66 of 1949), the CentralGovernment herebymakes the following rules further to 
amend the CentralReserve Police Force ( Combatised Para-MedicalPosts) Recruitment Rules , 1995 , namely : 


( 9777 11 - OUS 3 ( i ) ). 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. ( 1) These rulesmay be called the CentralReserve Police Force (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment 
(Second Amendment) Rules, 2009 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Central Reserve Police Force ( Combatised Para-Medical Posts ) Recruitment Rules, 1995 , in the Schedule , 
after serial number 38 and entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , namely :-- 


SCHEDULE 


Classification 


Name of 
the Posts 


Number of 
posts 


Scale of 
Pay 


ther 


Whether 
selection 
post or 
non -selection 
post 


Age limit for direct Whether benefits of 
recruits 

added years of service 
admissible under Rule 
30 ofthe Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules, 1972 


- (2 ) 


(3) 


(4 ) 


( 5) 


(6 ) 


Selection 


Not applicable 


Not applicable 


" 39 Senior 01* 

General Pay Band -2 
Radiographer (2004) Central Rs. 9300 — 
( Sub 

* ( Subject to Service, 34800 Plus 
Inspector) the variation Group B , Grade Pay 

depending Non -Gazetted Rs.4200 
on workload ). Non -Ministerial 

(Combatised ) 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and educational qualifications Period ofprobation , if any 
prescribed for direct recruits will apply in 
the case of promotion 


(10) 


Notapplicable 


Not applicable 


Not applicable 


MALLA 


Method of recruitment : Whether by direct 
recruitment or by promotion or by deputation 
or absorption and percentage of the vacancies 
to be filled by variousmethods 


In case of recruitment by promotion or deputation or absorption , 
grades from which promotion or deputation or absorption to be 
made 


( 11) 


(12) 


By promotion 


By promotion from amongst Assistant Sub - inspector 
(Radiographer ) and Radiographer having six years regular service 
in the grade and being in medical category Shape- 1. 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its 
composition 


Circumstance under which Union Public 
Service Commission is to be consulted in 
making recruitments 


ents 


( 13 ) 


( 14 ) 


Not applicable ." 


Group B Departmental Promotion Committee (for promotion and 
confirmation ) consisting of : 
1. Dy. Inspector General (Medical) Central 
Reserve Police Force 

- - Chairman 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- _ SEC . 30 


L 


ee 


( 13 ) 


2 . 


Member 


ChiefMedicalOfficer (Non - Functional 
Selection Grade), Central Reserve Police Force 
Chief Medical Officer or Senior Medical Officer 
or Medical Officer, CentralReserve Police Force . 


3 . 


- Member 


[F. No. R . IX . 1/92-01.Med . Il-CRPF/MHA (Pers. II)] 

VARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel) 


Note . — The principal rules were published in the Gazette of India vide number G .S .R . 223 , dated the 24th April, 1995 and 

were subsequently amended by : 


1. 


G .S .R . 95 , dated 7 -2 -1997 ; 


2. G .S.R .392 ,dated 22 -11-1999; 


3. 


G . S.R . 464 , dated 21-8 - 2001; 


G .S .R . 202 , dated 20 -5 - 2002 ; and 


5. 


G .S.R . 131, dated 10 -9- 2009 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


